निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


नि 


संख्या 30 


2 श्रावण 1941 ( श ० ) 
पटना , बुधवार , 

24 जुलाई 2019 ( ई 0 ) 


विषय - सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


भाग - 1 -नियुक्ति , पदस्थापन , बदली , शक्ति , छुट्टी और 
अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 

2-24 
भाग - 1 - क - स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश। 
भाग - 1 - ख - मैट्रीकुलेशन , आई 0 ए0 , आई 0 एससी 0 , 

बी 0 ए 0 , बी 0 एससी 0 , एम 0 ए 0 , 
एम 0 एससी 0 , लॉ भाग -1 
एम 0 बी 0 बी 0 एस 0 , बी 0 एस 0 ई 0 , डीप0 
इन - एड 0 , एम 0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं 
के परीक्षा - फल , कार्यक्रम , छात्रवृत्ति प्रदान , 
आदि । 


और 2 , 


भाग - 5 - बिहार विधान 

मंडल में पुर : 

स्थापित 
विधेयक , उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या 
उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में 

पुर : स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग - 7 - संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ 

अनुमति मिल चुकी है। 
भाग - 8 – भारत की संसद में पुर : स्थापित विधेयक , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
पुर : स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 


भाग - 1 - ग -शिक्षा संबंधी सूचनाएं , परीक्षाफल आदि 


भाग - 2 - बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले 

गये विनियम , आदेश , अधिसूचनाएं और 
नियम आदि । 

25-25 


भाग - 9 - विज्ञापन 


भाग - 3 – भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 
उच्च न्यायालय के आदेश , अधिसूचनाएं और 

भारत गजट । और राज्य गजटों के 


भाग - 9 - क - वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
भाग - 9 - ख -निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , 

न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं 
इत्यादि । 


नियम , 


उद्धरण । 


भाग - 4 - बिहार अधिनियम 


पूरक 


पूरक - क 


26-27 


2 


बिहार गजट , 24 जुलाई 2019 


भाग -1 
नियुक्ति , पदस्थापन, बदली , शक्ति , छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 


पटना उच्च न्यायालय 


अधिसूचनाएं 

4 मई 2019 
सं 0 170 नि 0: -- अपने वर्तमान कर्त्तव्यों से विरमित होने पर मो 0 गुलाम गौस , अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, 
कटिहार की सेवायें, पीठासीन पदाधिकारी, बिहार वक्फ न्यायाधिकरण, पटना ( अल्पसंख्यक कल्याण, विभाग के अंतर्गत ) के पद 
पर नियुक्ति हेतु राज्य सरकार के कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, पटना को सौंपी जाती है, जिनकी प्रतिनियुक्ति की 
अवधि अधिकतम तीन वर्षों की होगी । 

उच्च न्यायालय के आदेश से . 

विधु भूषण पाठक, महानिबंधक । 
The 4th 

May 2019 
No. 170 A :---On being relieved of his present assignment, the services of Sri Md . 
Gulam Gous, Additional District and Sessions Judge ,Katihar is placed at the disposal of 
the State Government in the Department of General Administration , Patna for being 
placed at the disposal of the Minority Welfare Department, Government of Bihar, Patna 
for his appointment as Presiding Officer, Bihar Waqf Tribunal , Patna on deputation 
basis for a maximum period of three years . 

By Order of the High Court 
B.B. Pathak , Registrar General. 


8 मई 2019 
सं 0 178 नि 0: -- श्री सुभाष चन्द्र शर्मा, अपर जिला एव सत्र न्यायाधीश, भागलपुर को उनके पद भार ग्रहण करने की 
तिथि से, माननीय न्यायालय के आदेशानुसार, अपर निबंधक , किशोर न्याय सचिवालय, पटना उच्च न्यायालय, पटना, जो 
सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक संख्या- 7 / पद सृजन -15-02 / 2018 सा 0 प्रा 0 15682 दिनांक 03.12.2018 
के आलोक में पद सृजित किया गया है, के रूप में नियुक्त किया जाता है । 

माननीय न्यायालय के आदेश से , 

विधु भूषण पाठक, महानिबंधक । 
The 8th May 2019 
No. 178 A :---Hon ble Court have been pleased to appoint Sri Suvash Chandra 
Sharma, Additional District and Sessions Judge , Bhagalpur as Additional Registrar , 
Juvenile Justice Secretariat, Patna High Court, Patna, against the post created vide 
letter no . 7/ Pad Srijan - 15-02-/ 2018 Sa. Pra. 15682 dated 03.12.2018 of General 
Administration Department, Government of Bihar, with effect from the date he assumes 
charge of his office . 

By order of the Hon ble Court, 
B. B. Pathak , Registrar General. 


8 मई 2019 
सं 0 179 नि 0: -- श्री सौरभ सिंह, सहायक निदेशक ( शोध एवं प्रशिक्षण ), बिहार न्यायिक अकादमी, पटना को उनके 
पद भार ग्रहण करने की तिथि से, माननीय न्यायालय के आदेशानुसार , प्रभारी रिसर्च ऑफिसर, किशोर न्याय सचिवालय, 
पटना उच्च न्यायालय, पटना, जो सामान्य प्रशासन विभाग , बिहार सरकार के पत्रांक संख्या- 7 / पद सृजन - 15-02 / 2018 
सा 0 प्रा 0 15682 दिनांक 03.12.2018 के आलोक में पद सृजित किया गया है, के रूप में नियुक्त किया जाता है । 

माननीय न्यायालय के आदेश से , 
विधु भूषण पाठक , महानिबंधक । 


बिहार गजट, 24 जुलाई 2019 


3 


The 8th May 2019 
No. 179 A :---Hon ble Court have been pleased to appoint Sri Saurabh Singh , 
Assistant Director (R & T ), Bihar Judicial Academy, Patna as 1/C Research Officer, 
Juvenile Justice Secretariat, Patna High Court, Patna, against the post created vide 
letter no. 7 / Pad Srijan - 15-02-/ 2018 Sa. Pra . 15682 dated 03.12.2018 of General 
Administration Department, Government of Bihar, with effect from the date he assumes 
charge of his office . 

By order of the Hon ble Court, 
B. B. Pathak , Registrar General. 


10 मई 2019 
सं 0 180 नि 0: -- दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( अधिनियम 2, 1974) की धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए उच्च न्यायालय निम्न तालिका के स्तम्भ- 2 में नामित अवर न्यायाधीश को उसी तालिका के स्तम्भ 4 में वर्णित 
क्षेत्राधिकार के लिए, अनन्य न्यायालय पटना जिसका मुख्यालय स्तम्भ -3 में नियत स्थान होगा को दिल्ली स्पेशल पुलिस 
इस्टेवलिसमेन्ट ऐक्ट 1946 की धारा 3 के अन्तर्गत डी 0 एस0 पी 0 ई 0 पटना शाखा के अलावे अन्य शाखाओं द्वारा जाँच किये 
गये वादों के निष्पादन या निष्पादन हेतु सुपूर्द करने के शक्तियाँ प्रदान करता है । 

उच्च न्यायालय उक्त दण्डाधिकारी को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 190 की उप धारा (1) के खण्ड ( ब) के 
अधीन डी 0एस0 पी 0ई 0, पटना शाखा द्वारा जाँच किये गये वैसे वादों जिसका निष्पादन या निष्पादन हेतु सुपूर्द करने में वे 
सक्षम है, संज्ञान लेने की शक्तियाँ भी प्रदान करता है । 
पदाधिकारी का नाम , पदनाम एवं मुख्यालय 

क्षेत्राधिकार के जिले 
पदस्थापना का स्थान 


क्रम सं ० 


1. 


2 . 


3 . 


4 . 


1 . 


पटना 


। 


श्री कुमार गुंजन, 

पटना, नालन्दा, भोजपुर , बक्सर, भभुआ, रोहतास , 
अवर न्यायाधीश - सह - अपर मुख्य 

गया , औरंगाबाद , नवादा, जहानाबाद , भागलपुर , बांका , 
न्यायिक दंडाधिकारी, 

मुंगेर , शेखपुरा , जमुई, खगड़िया , लखीसराय, बेगूसराय, 
पटना । 

सुपौल, सहरसा, मधेपुरा , किशनगंज , अररिया , कटिहार 

तथा पूर्णिया 

उच्च न्यायालय के आदेश से . 

विधु भूषण पाठक, महानिबंधक । 
The 10th May 2019 
No. 180 A:---In exercise of powers conferred under section 11 of the code of 
Criminal Procedure , 1973 (Act 2 of 1974 ), the Court have been pleased to appoint the 
Sub Judge named in column no . 2 of the table given below , as Exclusive Magistrate for 
the area of jurisdiction given below against his name in column no . 4 with headquarter 
mention in column no . 3 to try and if necessary to commit for trial the cases investigated 
by the Delhi Special Police Establishment of other branches also besides the Patna 
Branch with respect to the offences covered under section 3 of the Delhi Special Police 
Establishment Act, 1946 for the area mention in column no . 4 of the table . 

The Court have further been pleased to confer upon the said Magistrate the 
powers to take cognizance of such cases investigated by the Delhi Special Police 
Establishment, Patna Branch , under Sub - Section ( 1) (b ) of Section 190 of the Criminal 
Procedure Code , 1973 and to try or commit for trial of the cases investigated by the 
Delhi Special Police Establishment of the Patna Branch . 
SI. No. Name, Designation and Headquarter District under Jurisdiction 

Place of Posting of the 

Officer 
1 . Sri Kumar Gunjan , 

Patna Patna, Nalanda , Bhojpur , Buxar, 
Sub Judge -cum -A.C.J.M ., 

Bhabhua, Rohtas , Gaya , 
Patna 

Aurangabad , Nawadah , 


4 


बिहार गजट , 24 जुलाई 2019 


Jehanabad , Bhagalpur, Banka, 

Munger, Sheikhpura, Jamui, 
Khagaria , Lakhisarai, Begusarai, 
Supaul, Saharsa , Madhepura , 
Kishanganj, Araria, Katihar and 

Purnea 
By Order of the High Court 
B.B. Pathak , Registrar General. 


, 


10 मई 2019 
सं 0 181 नि 0: -- दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( अधिनियम 2 , 1974 ) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए उच्च न्यायालय श्री उमेश मणि त्रिपाठी, अवर न्यायाधीश प्रथम - सह - अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी / विशेष न्यायाधीश , 
सी 0 बी 0 आई0, मुजफ्फरपुर को छपरा, सीवान, गोपालगंज , मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, वैशाली, शिवहर, पूर्वी चम्पारण, प0 चम्पारण , 
दरभंगा, मधुबनी एवं समस्तीपुर जिला क्षेत्रों के लिए जिसका मुख्यालय मुजफ्फरपुर रहेगा को विधि विभाग के अधिसूचना 
संख्या 2218 / जे 0 , दिनांक 1.7.2005 द्वारा स्थापित न्यायिक दंडाधिकारी (मुंसिफ ) के मुजफ्फरपुर में स्थित एक अतिरिक्त 
विशेष न्यायालय का दण्डाधिकारी - सह - पीठासीन पदाधिकारी नियुक्त करता है और दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेवलिसमेन्ट 
ऐक्ट 1946 की धारा-3 के अन्तर्गत डी 0 एस0 पी 0 ई0 मुजफ्फरपुर शाखा के द्वारा जाँच किये गये वादों के निष्पादन या 
निष्पादन हेतु सुपूर्द करने के शक्तियाँ प्रदान करता है । 

इन्हें उक्त संहिता की धारा 190 की उपधारा (1) के खण्ड (ब ) के अधीन डी 0 एस0 पी 0 ई0 मुजफ्फरपुर शाखा के 
द्वारा उपरोक्त जिला क्षेत्रों में जाँच किए गए वैसे वादों को जिसका निष्पादन या निष्पादन हेतु सुपूर्द करने में वे सक्षम है , 
संज्ञान लेने की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है । 

श्री उमेश मणि त्रिपाठी अनन्य रूप से सप्ताह में सिर्फ दो दिन विशेष न्यायिक दण्डाधिकारी, सी 0 बी 0 आई0 , कोर्ट 
मुजफ्फरपुर का कार्य करेंगे तथा सप्ताह के बाकि दिनों में वे अवर न्यायाधीश - सह - अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, 
मुजफ्फरपुर के रूप में कार्य करेंगे और दीवानी तथा अपराधिक मुकदमों का निष्पादन करेंगे । 

उच्च न्यायालय के आदेश से , 

विधु भूषण पाठक, महानिबंधक । 
The 10th May 2019 
No. 181 A:---In exercise of powers conferred under section 11 of the code of 
Criminal Procedure , 1973 (Act 2 of 1974 ) the Court have been pleased to appoint Sri 
Umesh Mani Tripathy , Sub Judge -l-cum -A.C.J.M ., Muzaffarpur as the Special 
Magistrate - cum - P.O . of the Additional Special Court of Judicial Magistrate (Munsif ) at 
Muzaffarpur established vide Law Department s Notification No. 2218 / J , dated 
01.07.2005 for the entire State of Bihar with headquarters at Muzaffarpur to try and if 
necessary to commit for trial the cases investigated by the Delhi Special Police 
Establishment of other Branches also besides the Muzaffarpur Branch , with respect to 
the offences covered under Section 3 of the Delhi Special Police Stablishment Act, 
1946 for the area of Jurisdiction of the Districts of Chapra , Siwan , Gopalganj, 
Muzaffarpur, Sitamarhi, Vaishali , Sheohar, East Champaran , West Champaran , 
Darbhanga , Madhubani and Samastipur as mentioned in law ( J) Deptt. Notification No. 
1534/Jdated 13.05.2006. 

The Court have further been pleased to confer upon the said Magistrate the 
powers to take cognizance of such cases investigated by the Delhi Special Police 
Establishment of the Muzaffarpur Branch under Sub -Section (1 ) (b ) of Section 190 of 
the Criminal Procedure Code, 1973 and to try or commit for trial of the cases 
investigated by the Delhi Special Police Establishment of the Muzaffarpur Branch . 

Sri Umesh Mani Tripathy would be designated as C.B.I. Judicial Magistrate -cum 
Special Judge, C.B.I. Court, Muzaffarpur, for two days exclusively in the week and the 
rest of the days he would function as Sub Judge - cum - A.C.J.M ., Muzaffarpur and shall 
take up other Criminal and Civil cases within his Jurisdiction . 

By Order of the High Court 
B.B. Pathak , Registrar General. 


बिहार गजट, 24 जुलाई 2019 


5 


10 मई 2019 
सं 0 182 नि 0: -- उच्च न्यायालय निम्न तालिका के स्तंभ-|| में उल्लिखित पदाधिकारियों को उनके नाम के समक्ष 
स्तंभ- ||| में उल्लिखित क्षेत्राधिकार के लिए विधि विभाग के ज्ञाप सं0- 1806 / जे. दिनांक 13.04.1992 तथा 1604 / जे . 
दिनांक 21.04.1999 में उल्लिखित अधिनियमों के अधीन वादों के निष्पादन या निष्पादन हेतु सुपुर्द करने के लिए आवश्यक 
शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 

इन्हें अपने - अपने क्षेत्राधिकारों के अंतर्गत वादों में जिसका निष्पादन करने के लिए इन्हें प्राधिकृत किया गया है , 
संज्ञान लेने की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है । 

इन्हें विधि विभाग के उपरोक्त ज्ञाप सं0 में उल्लिखित आर्थिक अपराधों से संबंधित मुकदमों के निष्पादन हेतु स्थापित 
विशेष न्यायालयों, जिसका क्षेत्राधिकार स्तंभ- III में उल्लिखित है, और जिसका मुख्यालय स्तंभ- IV , में उल्लिखित है, के 
पीठासीन पदाधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए भी नियुक्त किया जाता है । 
पदाधिकारी का नाम , पदनाम एवं 

क्षेत्राधिकार 

मुख्यालय 
संख्या 

पदस्थापन का स्थान 


क्रम 


- 


= 


1 . 


पटना 


2 . 


3 . 


III 

IV 
श्री राजीव नयन , 

पटना, नालंदा, रोहतास, भभुआ, भोजपुर, 
अवर न्यायाधीश - सह - अपर मुख्य न्यायिक बक्सर, गया , जहानाबाद, औरंगाबाद , 
दंडाधिकारी, पटना 

नवादा, भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई एवं 

खगड़िया 
श्री शंकास चन्द्रा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, वैशाली, पूर्वी 

मुजफ्फरपुर 
अवर न्यायाधीश - सह - अपर मुख्य न्यायिक चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण, सारण, 
दंडाधिकारी, मुजफ्फरपुर 

सिवान , गोपालगंज , दरभंगा, समस्तीपुर , 

मधुबनी एवं बेगुसराय । 
सुलेखा झा , 

पूर्णिया , अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया 
अवर न्यायाधीश - सह - अपर मुख्य न्यायिक सहरसा, सुपौल एवं मधेपुरा 
दंडाधिकारी, पूर्णिया 

उच्च न्यायालय के आदेश से , 

विधु भूषण पाठक, महानिबंधक । 
The 10th May 2019 
No. 182 A:--- The High Court have been pleased to confer upon the officers 
named in column no. Il of the table given below , the powers for trial or to commit for trial 
of cases with respect to the offences under the acts as mentioned in law Department 

memo Nos. 1806/ J , dated 13.04.1992 and 1604/ J , dated 21.04.1999 for the territorial 
Jurisdiction mentioned against their names in column No. Ill of the given table . 

The Court are further pleased to confer upon the officers named in column no . II , 
powers to take cognizance of such cases , as they have been authorized to try. 

These officers are also appointed to act as Presiding Officer of Special Court 
established with headquarters as mentioned in column no . IV of the table , having 
Jurisdiction as mentioned in column No. III , for trial of cases relating to Economic 
Offences under the Acts mentioned in the Law Department s aforesaid memos . 


Territorial Jurisdiction 


SI. 
No. 


Headquarter of 

the Court 


Name of the Officers 
with designation and 
place of posting 

॥ 


III 


IV 


- 


1 . 


Patna 


Sri Rajeev Nayan , 
Sub Judge -cum 

A.C.J.M. , 
Patna 


Patna , Nalanda , Rohtas, Bhabhua , 
Bhojpur, Buxar, Gaya , Jehanabad , 
Aurangabad , Nawadah , Bhagalpur, 
Banka ,Munger, Jamui and 

Khagaria 


6 


बिहार गजट , 24 जुलाई 2019 


2 . 


Muzaffarpur 


Sri Sankash Chandra , 
Sub Judge -cum 

A.C.J.M., 
Muzaffarpur (E ) 


Muzaffarpur, Sitamarhi, Vaishali, 

East Champaran , West 

Champaran , Saran , Siwan , 
Gopalganj, Darbhanga, Samastipur, 

Madhubani and Begusarai 
Purnea , Araria , Kishanganj, Katihar, 
Saharsa, Supaul and Madhepura 


Purnea 


3. | Ms. Sulekha Jha, 

Sub Judge - cum 

A.C.J.M., 
Purnea 


By Order of the High Court 
B.B. Pathak , Registrar General. 


15 मई 2019 
सं0 187 नि 0: -- निम्न तालिका के स्तम्भ -2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारीयों (असैनिक न्यायाधीश, कनीय 
कोटि) को भारतीय रेलवे अधिनियमों के अंतर्गत, उन वादों को जिन्हें वे दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( अधिनियम -2ए 1974) के 
अंतर्गत क्षमतापूर्वक निष्पादित कर सकते हैं , के निष्पादन हेतु तालिका स्तम्भ -4 में निहित रेलवे न्यायालय में न्यायिक 
दंडाधिकारी (रेलवे) नियुक्त किया जाता है । 

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 11 की उपधारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च 
न्यायालय, निम्न तालिका के स्तम्भ -2 में निहित न्यायिक दंडाधिकारी को उनके अपने क्षेत्राधिकारों के लिए प्रथम श्रेणी के 
न्यायिक दंडाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान करता है । 

उन्हें उक्त संहिता की धारा 260 के अंतर्गत भारतीय रेलवे अधिनियम में वर्णित वादों के संक्षिप्त विचारण के लिये 
प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है । 

उन्हें अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ऐसे वादों में जिनका निष्पादन करने के लिए उन्हें प्राधिकृत किया गया है, संज्ञान 
लेने की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है । 
क्रम पदाधिकारीयों का नाम , पदनाम एवं स्थान क्षेत्राधिकार जहाँ के लिये शक्तियाँ रेलवे न्यायालय का 
संख्या जहां वे पदस्थापित हैं । 

प्रदान की जाती हैं । 

स्थान, जहाँ के लिए 
पदस्थापित किये जाते 


हैं । 


1 


2 


3 


4 


1 . 


पटना और मगध प्रमंडल 


पटना 


2 . 


पटना और मगध प्रमंडल 


गया 


श्री अखिलेश कुमार पाण्डेय, 
न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी, 
पटना । 
श्री अतुल सिन्हा, 
न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, 
गया । 
श्री पंकज चन्द्र वर्मा, 
न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी 
-सह - अपर मुंसिफ , समस्तीपुर । 
श्री नगेश प्रताप सिंह , 
न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, 
पटना । 


3 . 


समस्तीपुर 


4 . 


कोशी, दरभंगा, तिरहुत प्रमंडल और 
भागलपुर प्रमंडल के गंगा नदी के 

उत्तरी भाग का क्षेत्र । 
कोशी, दरभंगा, तिरहुत , सारण प्रमंडल , 

भागलपुर प्रमंडल का मुंगेर और 
भागलपुर जिला और पटना प्रमंडल 

का पटना जिला । 


सोनपुर 


5 . 


कोशी, दरभंगा, तिरहुत और भागलपुर 

प्रमंडल 


कटिहार 


श्री धमेन्द्र सिंह, 
न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी, 
कटिहार । 
श्री दिपक कुमार यादव , 
न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, 
नवगछिया । 


6 . 


भागलपुर प्रमंडल 


भागलपुर 


बिहार गजट , 24 जुलाई 2019 


7 


7 . 


8 . 


, 


, 


आरा 


10 . 


11. 


श्री रघुविर प्रसाद, 

कोशी, दरभंगा, तिरहुत प्रमंडल और 
न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, भागलपुर प्रमंडल के गंगा नदी के 

बरौनी 
बेगूसराय । 

उत्तरी भाग का क्षेत्र और पटना 

प्रमंडल । 
श्री मानस कुमार , 
न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी, 

पूर्वी और पश्चिम चम्पारण जिला। नरकटियागंज 
बेतिया । 
9 . 

श्री राजेश सिंह , 
न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी, 

पटना एवं भोजपुर प्रमंडल 
आरा । 
श्री मनीष कुमार-|| 
न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी 

पटना, मगध एवं भागलपुर 

प्रमंडल 

किउल 
-सह - अपर मुंसिफ , पटना । 
श्री तेज कुमार प्रसाद, 

कोशी, दरभंगा, तिरहुत प्रमंडल और 
न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, भागलपुर प्रमंडल के गंगा नदी के 

खगड़िया 
खगड़िया । 

उतरी भाग का हिस्सा । 

उच्च न्यायालय के आदेश से , 

विधु भूषण पाठक, महानिबंधक । 
The 15th May 2019 
No. 187 A : --- The Judicial Officers of the rank of Civil Judge ( Junior Division ) 
named in column no . 2 of the table given below are appointed as Judicial Magistrate , 
Railway to try cases under the Indian Railways Act at the Railway Court mentioned in 
column no. 4 within the territorial Jurisdiction mentioned against their names in column 
no . 3 of the table , which they are competent to try under the Code of Criminal 
Procedure, 1973 ( Act 2 of 1974). 

In exercise of Powers conferred under Sub Section 3 of Section 11 of the Code 
of Criminal Procedure , 1973 , the High Court are pleased to confer upon the Judicial 
Officers named below the powers of a Judicial Magistrate of the 1st Class for the 
territorial Jurisdictionsmentioned against their names in column no. 3 of the table . 

They are also vested with the powers conferrable on a JudicialMagistrate of the 
1st Class to try summarily the cases under the Indian Railways Act, as are covered 
under Section 260 of the Code of Criminal Procedure , 1973 . 

They are also conferred with the powers to take cognizance of such case as they 
are authorized to try within their territorial Jurisdiction . 

SI . Name of the Officers , Jurisdiction for which Name of the station 
No. designation and place of power is being vested to be posted as in 
posting 

the court of 

Railway 


1 . 


2 . 


3 . 


4 . 


1 . 


Sri Akhilesh Kumar Pandey 
J.M. 1st Class , Patna 


Patna and Magadh 

Division. 


Patna 


2 . 


Sri Atul Sinha 
J.M. 1st Class , Gaya 


Patna and Magadh 

Division. 


Gaya 


8 


बिहार गजट , 24 जुलाई 2019 


A. 


3 . Sri Pankaj Chandra Verma 

Kosi, Darbhanga , Tirhut 
J.M. 1st Class - cum - Addl. 

Divisions and part of 
Munsif, Samastipur 

Samastipur 
Bhagalpur Division lying 

north of the Gangas . 
Sri Nagesh Pratap Singh Kosi, Darbhanga , Tirhut, 
J.M. 1 ° Class , Patna Saran Division , Munger and 
Bhagalpur districts of 

Sonepur 
Bhagalpur Division and 
Patna District of Patna 

Division. 
5 . Sri Dharmendra Singh 

Kosi, Darbhanga, Tirhut 

Katihar 
J.M. 154 Class , Katihar 

and Bhagalpur Division . 
6 . Sri Deepak Kumar Yadav 
J.M. 1st Class , Naugachia 

Bhagalpur Division . 

Bhagalpur 
7 . Sri Raghubir Prasad Koshi, Darbhanga , Tirhut 
J.M. 1st Class , Begusarai Division , part of Bhagalpur 

Barauni 
Division lying north of 

Gangas and Patna Division . 
8 . Sri Manas Kumar East and West Champaran 

Narkatiyaganj 
J.M. 15 Class , Bettiah 

Districts . 
9 . Sri Rajesh Singh Patna and Bhojpur Division 

Ara 
J.M. 15 Class , Ara 
10. SriManish Kumar || 
J.M. 1st -cum- Addl. Munsif , Patna , Magadh and 

Kiul 
Bhagalpur Division . 
Patna 
11. Sri Tej Kumar Prasad Kosi, Darbhanga , Tirhut 
J.M. 1st Class , Khagaria Division and part of 

Khagaria 
Bhagalpur north of Gangas . 

By Order of the High Court 
B.B. Pathak , Registrar General. 


16 मई 2019 
सं0 189 नि 0: -- निम्न तालिका के स्तम्भ -2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारी ( असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि ), 
को उसी तालिका के स्तम्भ -3 में क्रमशः उनके नाम के सामने निर्देशित जजी एवं स्थान जहाँ पर वे अधिष्ठित रहेंगे तथा 
स्तम्भ 4 में दी गयी स्थानान्तरण श्रृंखला में अवर न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है । 

तदोपरान्त , दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( अधिनियम 2, 1974) की धारा 11 की उपधारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका के स्तम्भ -2 में उल्लिखित अवर न्यायाधीश को स्तम्भ -5 में 
उल्लिखित उनके नाम के सामने निर्देशित जिला के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती 


है । 


है 


साथ ही उपर्युक्त संहिता की धारा 12 की उपधारा 1 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त 
पदाधिकारी को तालिका के स्तम्भ 5 में उनके नाम के सामने निर्देशित जिला के लिए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी भी नियुक्त 
किया जाता है और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( अधिनियम 2, 1974) की धारा 9 की उपधारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका के स्तम्भ में उल्लिखित न्यायिक दण्डाधिकारी को उनके नाम के 
सामने स्तम्भ 5 में अंकित सत्र प्रमण्डल के लिए सहायक सत्र न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है । 


बिहार गजट, 24 जुलाई 2019 


9 


स्थानांतरण की 

श्रृंखला 


जिला एवं सत्र 
प्रमंडल का नाम 


क्रम पदाधिकारी का नाम , पदनाम एवं अ) नए स्थान का पदनाम 
संख्या | वर्तमान पदस्थापन का स्थान ( जजी | ब) पदाधिकारी का साधारणतः 
सहित ) 

अधिष्ठित रहने का स्थान 
स ) जजी / स्थान जहाँ नियुक्त 

किये जाते हैं । 


1 


2 


3 


4 


5 


1 . 


श्री उमेश कुमार, 

अ ) अवर न्यायाधीश 
अवर न्यायाधीश- | -सह - अपर मुख्य 

ब) पूर्णिया 

श्री जी ० कमल के 

पूर्णिया 
न्यायिक दण्डाधिकारी, हाजीपुर स ) पूर्णिया 

स्थान पर 
( वैशाली) 

उच्च न्यायालय के आदेश से , 

विधु भूषण पाठक, महानिबंधक । 
The 16th May 2019 
No. 189 A:---The Judicial officer of the rank of Sub Judge ( Civil Judge, Senior 
Division ) named in column no. 2 of the table given below is transferred as Subordinate 
Judge in the Judgeships to be stationed ordinarily at the place mentioned in Column 
No. 3 and in the chain specified in Column No. 4 of the table . 

Further , in exercise of the powers conferred under Sub -Section ( 3) of Section 11 
of the Code of Criminal Procedure, 1973 ( Act- 2 of 1974), the High Court are pleased to 
confer upon the Civil Judge (Senior Division ) named in column no . 2 of the table , the 
powers of a Judicial Magistrate of the first Class for the District noted against his name 
in column no . 5 of the table . 

Furthermore , in exercise of the powers conferred under Sub Section (1 ) of 
Section 12 of the said Criminal Procedure Code the officer is also appointed as Chief 
Judicial Magistrate for the District noted against his name in column no. 5 of the table 
and in exercise of the powers conferred under Sub Section ( 3 ) of Section 9 of the code 
of Criminal Procedure , 1973 ( Act 2 of 1974 ) the High Court are also pleased to appoint 
the Judicial Officer named in column- 2 of the table as Assistant Sessions Judge for the 
Session Division noted against his name in column-5 of the table . 
SI . Name of the Officer with ( a ) Designation at the Chain of Name of 
No. | designation and present new station / place transfer the District 
place of posting (b ) Place where the 

and 
(with Judgeship ) Officer is to be 

Sessions 
ordinarily 

Division. 
stationed at 
(c ) Name of the 

Judgeship in 
which posted on 

transfer 
1 . 2 . 

3 . 

4 . 

5 . 
1 . Sri Umesh Kumar 

( a ) Sub Judge 
Sub Judge l-Cum- (b ) Purnea 

Vice Sri G. 

Purnea 

Kamal 
A.C.J.M., Hajipur ( Vaishali ) (c ) Purnea 

By Order of the High Court 
B.B. Pathak , Registrar General. 


10 


बिहार गजट , 24 जुलाई 2019 


2 


4 


1 

1 


2 


17 मई 2019 
सं 0 190 नि 0: -- निम्न तालिका के स्तम्भ -2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारियों (असैनिक न्यायाधीश, कनीय 
कोटि ) को उसी तालिका के स्तम्भ -3 में निर्देशित जजी एवं स्थान पर न्यायिक दण्डाधिकारी नियुक्त किया जाता है । 

पुनः दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( अधिनियम 2, 1974) की धारा 11 की उपधारा (3) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका के स्तंभ -2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारियों (असैनिक न्यायाधीश , 
कनीय कोटि ) को स्तंभ -4 में उनके नाम के सामने अंकित जिला के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ 
भी प्रदान की जाती हैं । 
क्रम पदाधिकारियों का नाम , पदनाम एवं वर्तमान ( अ) नए स्थान का पदनाम 

जिला का नाम 
संख्या पदस्थापन का स्थान 

( ब) साधारणतः अधिष्ठित रहने का स्थान 
( स ) जजी जहाँ नियुक्त किए गये हैं । 

3 
श्री सुमीत कुमार सिंह-II, 

( अ) न्यायिक दण्डाधिकारी 
न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी - सह - अपर ( ब ) गया 

गया 
मुंसिफ, जमुई । 

( स ) गया 
श्री अमरेन्द्र कुमार राज , 

( अ ) न्यायिक दण्डाधिकारी 
न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी - सह - अपर ( ब ) जमुई 

जमुई 
मुंसिफ, गया । 

( स ) जमुई 

उच्च न्यायालय के आदेश से , 

विधु भूषण पाठक , महानिबंधक । 
The 17th May 2019 
No. 190 A: --- The Judicial Officers of the rank of Civil Judge ( Junior Division) 
named in column no . 2 of the table given below are appointed as JudicialMagistrate in 
the Judgeship and station mentioned in column no . 3 of the table . 

Further in exercise of the powers conferred under Sub -Section (3 ) of Section 11 
of the Code of Criminal Procedure , 1973 (Act 2 of 1974 ) the High Court are pleased to 
confer upon the officers named below , the powers of Judicial Magistrate 1st Class for 
the district noted against their names in column no . 4 of the table . 
SI. No. Name of the Officers ( a ) Designation at the new Name of the 
with designation and station . 

District 
present place of posting ( b ) Place where the Officer is to 

be ordinarily stationed at. 
(c ) Name of the Judgeship in 

which posted . 


1 . 


2 . 


3 . 


4 . 


1 . 


Sri Sumit Kumar Singh II 
J.M. I -cum- A.M. , 
Jamui 
Sri Amrendra Kumar Raj 
J.M. I-cum- A.M., 
Gaya 


2 . 


( a ) JudicialMagistrate 
( b ) Gaya 

Gaya 
(c ) Gaya 
(a ) JudicialMagistrate 
( b ) Jamui 

Jamui 
( c ) Jamui 

By Order of the High Court 
B.B. Pathak , Registrar General. 


17 मई 2019 
सं0 191 नि 0: -- निम्न तालिका के स्तम्भ -2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारी ( असैनिक न्यायाधीश , कनीय कोटि ) 
को उसी तालिका के स्तम्भ -3 में निर्देशित जजी एवं स्थान पर न्यायिक दण्डाधिकारी नियुक्त किया जाता है । 

पुनः दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( अधिनियम 2, 1974 ) की धारा 11 की उपधारा (3) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका के स्तंभ -2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारी ( असैनिक न्यायाधीश, 
कनीय कोटि) को स्तंभ -4 में उनके नाम के सामने अंकित जिला के लिए द्वितीय श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ 
भी प्रदान की जाती हैं । 


बिहार गजट , 24 जुलाई 2019 


11 


2 


4 


1 

1 


श्री सचिन कुमार, 


। 


क्रम पदाधिकारी का नाम , पदनाम एवं वर्तमान ( अ) नए स्थान का पदनाम 

जिला का नाम 
संख्या पदस्थापन का स्थान 

( ब ) साधारणतः अधिष्ठित रहने का स्थान 
( स ) जजी जहाँ नियुक्त किए गये हैं । 

3 

( अ) न्यायिक दण्डाधिकारी 
न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, ( ब) मुजफ्फरपुर ( पश्चिमी ) 

मुजफ्फरपुर 
मुजफ्फरपुर । 

( स ) मुजफ्फरपुर 

उच्च न्यायालय के आदेश से , 

विधु भूषण पाठक, महानिबंधक । 
The 17th May 2019 
No. 191 A:--- The Judicial Officer of the rank of Civil Judge ( Junior Division ) 
named in column no . 2 of the table given below is appointed as Judicial Magistrate in 
the Judgeship and station mentioned in column no . 3 of the table . 

Further in exercise of the powers conferred under Sub -Section ( 3 ) of Section 11 
of the Code of Criminal Procedure , 1973 ( Act 2 of 1974 ) the High Court are pleased to 
confer upon the officer named below , the powers of Judicial Magistrate 2nd Class for the 
district noted against his namein column no . 4 of the table. 
SI. Name of the Officers ( a ) Designation at the 

Name of the 
No. with designation and station. 

District 
present place of posting (b ) Place where the Officer is to 

be ordinarily stationed at. 
(c ) Name of the Judgeship in 

which posted . 
1 . 2 . 

3 . 

4 . 
1 . Sri Sachin Kumar 

( a) Judicial Magistrate 
J.M. 2nd Class , (b ) Muzaffarpur (West) 

Muzaffarpur 
Muzaffarpur 

(c ) Muzaffarpur 

By Order of the High Court 
B.B. Pathak , Registrar General. 


new 


17 मई 2019 
सं 0 192 नि 0: -- निम्न तालिका के स्तम्भ -2 में उल्लिखित प्रशिक्षु असैनिक न्यायाधीश ( कनीय कोटि ) को उसी 
तालिका के स्तम्भ -3 में निर्देशित जजी एवं स्थान पर स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है । 
क्रम 

पदाधिकारियों का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का ( अ) नए स्थान का पदनाम 
संख्या स्थान 

( ब) साधारणतः अधिष्ठित रहने का स्थान 
( स ) जजी जहाँ नियुक्त किए गये हैं । 


1 


2 


3 


1 


श्री महेन्द्र मिश्रा, 

( अ ) न्यायिक दण्डाधिकारी 
प्रशिक्षु असैनिक न्यायाधीश ( कनीय कोटि ), 

( ब) मुजफ्फरपुर ( पश्चिमी) 
मुजफ्फरपुर । 

( स ) मुजफ्फरपुर 
2 श्री रोहण रंजन , 

( अ) न्यायिक दण्डाधिकारी 
प्रशिक्षु असैनिक न्यायाधीश ( कनीय कोटि ), 

( ब) मुजफ्फरपुर ( पश्चिमी ) 
मुजफ्फरपुर । 

( स ) मुजफ्फरपुर 

उच्च न्यायालय के आदेश से , 

विधु भूषण पाठक , महानिबंधक । 
The 17th May 2019 
No. 192 A: ---The Probationary Civil Judges ( Junior Division) named in column 
no . 2 of the table given below are transferred and posted in the judgeships and stations 
mentioned in column no . 3 of the table . 


12 


बिहार गजट , 24 जुलाई 2019 


SI . No. 


1 . 


1 . 


Name of the Officers with ( a ) Designation at the new station . 
designation and present place (b ) Place where the Officer is to be 
of posting 

ordinarily stationed . 
( c ) Name of the Judgeship in which 

posted. 
2 . 

3 . 
Sri Mahendra Mishra 

( a ) Probationary Munsif 
Probationary Civil Judge ( Junior (b ) Muzaffarpur (West ) 
Division ), Muzaffarpur 

( c ) Muzaffarpur 
Sri Rohan Ranjan 

( a ) Probationary Munsif 
Probationary Civil Judge ( Junior ( b ) Muzaffarpur ( West ) 
Division ), Muzaffarpur 

( c ) Muzaffarpur 

By Order of the High Court 
B.B. Pathak , Registrar General. 


2 . 


20 मई 2019 
सं 0 193 नि 0:-- न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्त निम्नलिखित (असैनिक न्यायाधीश , कनीय 
कोटि) की सेवा उनके नाम के सम्मुख स्तंभ -3 में उल्लेखित तिथि के प्रभाव से संपुष्ट की जाती है । 
क्रमांक पदाधिकारी का नाम , पदनाम एवं पदस्थापन का स्थान 

स्पुष्टि की तिथि 
01. श्री शिव कुमार शर्मा, 

न्यायिक दंडाधिकारी, अररिया 
27 वीं न्यायिक सेवा 


29.11.2016 


उच्च न्यायालय के आदेश से , 

विधु भूषण पाठक, महानिबंधक । 
The 20th May 2019 
No. 193 A :--- The service of following (Civil Judge , Junior Division ) appointed on 
the basis of the result of 27th Judicial Service Competitive Examination is hereby 
confirmed w.e.f. the dates indicated against the name in column 3 . 


SI. No. 


Date of Confirmation 


01 . 


Name Designation and place of posting 

of the Officer 
Sri Shiv Kumar Sharma, 
J.M. 1 ° Class , Araria , 
27th Bihar Judicial Service 


29.11.2016 


By Order of the High Court 
B.B. Pathak , Registrar General. 


20 मई 2019 
सं0 194 नि 0: -निम्न तालिका के स्तम्भ -2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारियों (असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि ) 
को उसी तालिका के स्तम्भ -3 में क्रमशः उनके नाम के सामने निर्देशित जजी एवं स्थान जहाँ पर वे अधिष्ठित रहेगे पर अवर 
न्यायाधीश सह अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के रूप में स्थानान्तरित किया जाता है । 

पुनः दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 11 की उपधारा (3 ) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
न्यायालय, स्तंभ-3 में अंकित अवर न्यायाधीश ( असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि ) है को उनके पदस्थापन के जिला के 
क्षेत्राधिकारों के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदान करता है, बशर्ते उनके द्वारा निष्पादित दिवानी 
तथा आपराधिक वादों की संख्या 30:70 के अनुपात में हो । 


हुए उच्च 


- 


बिहार गजट , 24 जुलाई 2019 


13 


क्रम 
संख्या 


पदाधिकारी का नाम , पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का 

स्थान 
( जजी सहित ) 


1 . 


श्री विरेन्द्र कुमार चौबे, 
अवर न्यायाधीश - सह - अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, 
बेनीपट्टी ( मधुबनी) 


2 . 


श्री 

कुमार ऋषिकेश, 
अवर न्यायाधीश - सह - अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी , 
दलसिंगसराय ( समस्तीपुर ) 


3 . 


श्री संजय कुमार मिश्रा, 
अवर न्यायाधीश - सह - अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी , 
बिहारशरीफ (नालन्दा ) 


4 . 


श्री वेद प्रकाश मोदी, 
अवर न्यायाधीश - सह - अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी , 
छपरा ( सारण) 


5 . 


श्री कुमार माधवेन्द्र , 
अवर न्यायाधीश - सह - अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, 
पटना सिटी ( पटना) 


6 . 


श्री श्री प्रकाश, 
अवर न्यायाधीश - सह - अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, 
बगहा (पश्चिमी चम्पारण ) 


( अ ) नये स्थान का पदनाम 
( ब ) पदाधिकारी का साधारणतः अधिष्ठित रहने का 

स्थान 
( स ) जजी जहाँ नियुक्त किये जाते हैं । 
( अ ) अवर न्यायाधीश - सह - अपर मुख्य न्यायिक 

दण्डाधिकारी 
( ब ) आरा 
( स ) भोजपुर 
( अ) अवर न्यायाधीश - सह - अपर मुख्य न्यायिक 

दण्डाधिकारी 
( ब ) बखरी 
( स ) बेगूसराय 
( अ) अवर न्यायाधीश - सह - अपर मुख्य न्यायिक 

दण्डाधिकारी 
( ब ) हिलसा 
( स ) नालन्दा 
( अ) अवर न्यायाधीश - सह - अपर मुख्य न्यायिक 

दण्डाधिकारी 
( ब ) सोनपुर 
( स ) सारण 
( अ ) अवर न्यायाधीश - सह - अपर मुख्य न्यायिक 

दण्डाधिकारी 
( ब ) बाढ़ 
( स ) पटना 
( अ ) अवर न्यायाधीश - सह - अपर मुख्य न्यायिक 

दण्डाधिकारी 
( ब ) नरकटियागंज 
( स ) पश्चिमी चम्पारण 
( अ) अवर न्यायाधीश - सह - अपर मुख्य न्यायिक 

दण्डाधिकारी 
( ब ) शेरघाटी 
( स ) गया 
( अ) अवर न्यायाधीश - सह - अपर मुख्य न्यायिक 

दण्डाधिकारी 
(ब ) पीरो 
( स) भोजपुर 
( अ) अवर न्यायाधीश - सह - अपर मुख्य न्यायिक 

दण्डाधिकारी 
( ब ) मंझौल 
( स) बेगूसराय 
( अ ) अवर न्यायाधीश - सह - अपर मुख्य न्यायिक 

दण्डाधिकारी 
( ब ) बेनीपट्टी 
( स ) मधुबनी 
( अ) अवर न्यायाधीश - सह - अपर मुख्य न्यायिक 

दण्डाधिकारी 
( ब) सुपौल 
( स ) सुपौल 
( अ) अवर न्यायाधीश - सह - अपर मुख्य न्यायिक 

दण्डाधिकारी 
( ब ) जगदीशपुर 
( स ) भोजपुर 


7 . 


श्री ओम प्रकाश- IV , 
अवर न्यायाधीश - सह - अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, 
गया ( गया ) 


8 . 


श्री संतोष कुमार गुप्ता , 
अवर न्यायाधीश - सह - अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, 
समस्तीपुर ( समस्तीपुर) 


9 . 


श्री मुकेश कुमार-I, 
अवर न्यायाधीश - सह - अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, 
मुजफ्फरपुर (पूर्वी) (मुजफ्फरपुर ) 


10 . 


श्री प्रीतम कुमार रतन , 
अवर न्यायाधीश - सह - अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी , 
भागलपुर ( भागलपुर) 


11. 


श्री प्रदीप कुमार चौधरी, 
अवर न्यायाधीश - सह - अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी , 
भभुआ ( कैमूर) 


12. 


श्री मिथिलेश कुमार 
अवर न्यायाधीश - सह - अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, 
अररिया ( अररिया ) 


14 


बिहार गजट , 24 जुलाई 2019 


13. 


14. 


15. 


श्री अजय कुमार-II , 

( अ) अवर न्यायाधीश - सह - अपर मुख्य न्यायिक 
अवर न्यायाधीश - सह - अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी , 

दण्डाधिकारी 
सुपौल ( सुपौल ) 

( ब ) आरा 

( स ) भोजपुर 
इन्द्राणी किसकु, 

( अ ) अवर न्यायाधीश - सह - अपर मुख्य न्यायिक 
अवर न्यायाधीश - सह - अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी , दण्डाधिकारी 
सुपौल ( सुपौल ) 

( ब ) बाढ़ 

( स ) पटना 
श्री मुकेश कुमार-II , 

( अ) अवर न्यायाधीश - सह - अपर मुख्य न्यायिक 
अवर न्यायाधीश - सह - अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, 

दण्डाधिकारी 
दलसिंगसराय ( समस्तीपुर ) 

( ब ) आरा 
( स ) भोजपुर 

उच्च न्यायालय के आदेश से . 

विधु भूषण पाठक , महानिबंधक । 
The 20th May 2019 
No. 194 A : --- The Judicial Officers of the cadre of Civil Judge ( Senior Division), 
named in column no . 2 of the table given below are transferred and posted as Sub 
Judge -cum -A.C.J.M . in the Judgeship to be stationed ordinarily at the station mentioned 
in column no . 3 of the table . 

Further in exercise of the powers conferred under Sub Section ( 3 ) of Section 
( 11) of the Code of Criminal Procedure , 1973 (Act 2 of 1974 ) the High Court are 
pleased to confer upon the Officers named below , the powers of a Judicial Magistrate of 
the 1st Class for the concerned Districts , provided that they shall work in such a way that 
their disposal of Civil and Criminalmattermust be in the ratio of 30:70 . 
SI. No. Name of the officer , designation ( a ) Designation at the new station 
and present place of posting (with (b ) Place where the officer is to 
Judgeship ) 

be stationed at ordinarily 
(c ) Name of the Judgeship in 

which transferred 


1 . 


2 . 


3 . 


1 . 


2 . 


3 . 


Sri Virendra Kumar Choubey 
Sub Judge -cum -A.C.J.M ., 
Benipatti (Madhubani) 
Sri Kumar Rishikesh 
Sub Judge-cum -A.C.J.M ., 
Dalsingsarai (Samastipur) 
Sri Sanjay Kumar Mishra 
Sub Judge-cum -A.C.J.M ., 
Biharsharif (Nalanda ) 
Sri Ved Prakash Modi 
Sub Judge -cum - A.C.J.M ., 
Chapra ( Saran ) 
Sri Kumar Madhvendra 
Sub Judge- cum- A.C.J.M., 
Patna City (Patna ) 
Sri Shree Prakash 
Sub Judge - cum - A.C.J.M ., 
Bagaha (West Champaran ) 


4 . 


( a ) Sub Judge - cum - A.C.J.M . 
(b ) Ara 
(c ) Bhojpur 
( a ) Sub Judge -cum - A.C.J.M . 
(b ) Bakhari 
(c ) Begusarai 
( a ) Sub Judge-cum -A.C.J.M . 
( b ) Hilsa 
( c ) Nalanda 
(a ) Sub Judge -cum - A.C.J.M . 
(b ) Sonepur 
(C ) Saran 
( a ) Sub Judge - cum - A.C.J.M . 
(b ) Barh 
( c ) Patna 
(a ) Sub Judge-cum - A.C.J.M . 
(b ) Narkatiyaganj 
(c )West Champaran 


5 . 


6 . 


ER MC, 24 üldis 2019 


15 


7 . 


8 . 


9 . 


10 . 


11 . 


Sri Om Prakash VI 
Sub Judge -cum -A.C.J.M ., 
Gaya (Gaya ) 
Sri Santosh Kumar Gupta 
Sub Judge - cum - A.C.J.M ., 
Samastipur ( Samastipur) 
Sri Mukesh Kumar- | 
Sub Judge - cum -A.C.J.M ., 
Muzaffarpur (East) (Muzaffarpur) 
Sri Pritam Kumar Ratan 
Sub Judge - cum -A.C.J.M ., 
Bhagalpur ( Bhagalpur ) 
Sri Pradeep Kumar Choudhary 
Sub Judge - cum -A.C.J.M ., 
Bhabhua (Kaimur) 
Sri Mithilesh Kumar 
Sub Judge - cum - A.C.J.M ., 
Araria ( Araria ) 
Sri Ajay Kumar 11 
Sub Judge - cum - A.C.J.M ., 
Supaul (Supaul) 
Ms. Indrani Kisku 
Sub Judge -cum -A.C.J.M ., 
Supaul (Supaul) 
Sri Mukesh Kumar || 
Sub Judge -cum - A.C.J.M ., 
Dalsingsarai (Samastipur) 


( a ) Sub Judge-cum -A.C.J.M . 
( b ) Sherghati 
(C ) Gaya 
( a ) Sub Judge - cum - A.C.J.M . 
(b ) Piro 
(c ) Bhojpur 
( a ) Sub Judge - cum - A.C.J.M . 
(b ) Manjhaul 
(C ) Begusarai 
( a ) Sub Judge-cum - A.C.J.M . 
(b ) Benipatti 
( C ) Madhubani 
( a ) Sub Judge - cum - A.C.J.M . 
(b ) Supaul 
(c ) Supaul 
( a ) Sub Judge - cum - A.C.J.M . 
(b ) Jagdishpur 
(c ) Bhojpur 
(a ) Sub Judge-cum - A.C.J.M . 
(b ) Ara 
( c ) Bhojpur 
( a ) Sub Judge - cum - A.C.J.M . 
(b ) Barh 
( c ) Patna 
( a ) Sub Judge -cum - A.C.J.M . 
( b ) Ara 
(c ) Bhojpur 

By Order of the High Court 
B.B. Pathak , Registrar General. 


12 . 


13 . 


14 . 


15 . 


25 & 2019 
FO 195 Po: -- 3947 fin costat À fafta att pe USA faylus 3jush, SHOSTOTOJHO, 3RT, USA 
सीमा कुमारी, मुंसिफ , हाजीपुर एवं सुश्री सबा आलम , एस0 डी 0 जे 0एम0, मुजफ्फरपुर (पश्चिमी) की सेवायें, क्रमशः प्रशासनिक 
पदाधिकारी, बिहार जुडिशयल एकेडमी, पटना, सहायक निदेशक (शोध एवं प्रशिक्षण ), बिहार जुडिशयल एकेडमी, पटना एवं 
सहायक निदेशक (शोध एवं प्रशिक्षण ), बिहार जुडिशयल एकेडमी, पटना के रूप में नियुक्ति हेतु राज्य सरकार के सामान्य 
प्रशासन विभाग के अधीन सौंपी जाती है, जिनकी प्रतिनियुक्ति की अवधि अधिकतम तीन वर्षों की होगी । 

उच्च न्यायालय के आदेश से , 

विधु भूषण पाठक, महानिबंधक । 
The 25th May 2019 
No. 195 A :---On being relieved of their present assignment, the services of Ms. 
Kshiprachala Anjali , Sub Diisional Judicial Magistrate , Ara , Ms. Seema Kumari, Munsif , 
Hajipur and Ms. Saba Alam , Sub Divisional Judicial Magistrate , Muzaffarpur (W ) are 
placed at the disposal of the State government in the General Administration 
Department, Patna on their appointment as Administrative Officer, Bihar Judicial 
Academy, Patna, Assistant Director (Research and Training ), Bihar Judicial Academy, 
Patna and Assistant Director (Research and Training ), Bihar Judicial Academy, Patna 
respectively on deputation basis for a maximum period of three years . 

By Order of the High Court 
B.B. Pathak , Registrar General. 


16 


बिहार गजट , 24 जुलाई 2019 


27 मई 2019 
सं0 196 नि 0: -- अपने वर्तमान कर्तव्यों से विरमित होने पर श्रीमति पद्मा कुमारी चौबे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , 
जमुई की सेवाएं निबंधक, राज्य आयोग, उपभोक्ता संरक्षण, बिहार, पटना के पद पर नियुक्ति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग, 
बिहार सरकार के अन्तर्गत प्रतिनियुक्ति के आधार पर सौंपी जाती है, जिनकी प्रतिनियुक्ति की अवधि अधिकतम तीन वर्षों की 


होगी । 


| 


उच्च न्यायालय के आदेश से , 

विधु भूषण पाठक, महानिबंधक । 
The 27th May 2019 
No. 196 A :--- On being relieved of his present assignment , the services of Smt . 
Padma Kumari Choubey , District and Sessions Judge , Jamui is placed at the disposal 
of the State Government in the Department of General Administration , Patna on her 
appointment as Registrar, State Commission , Consumer Protection , Bihar, Patna on 
deputation basis for a maximum period of three years. 

By Order of the High Court 
B.B. Pathak , Registrar General. 


27 मई 2019 
सं 0 197 नि 0: -- अपने वर्तमान कर्तव्यों से विरमित होने पर डॉ ० रतन किशोर तिवारी , प्रधान न्यायाधीश , परिवार 
न्यायालय, जमुई की सेवायें बिहार राज्य पावर ( होल्डिंग ) कम्पनी लिमिटेड, पटना के अधीन उत्तर बिहार पावर डिस्ट्रब्यूशन 
कम्पनी लिमिटेड के तिरहुत एरिया, मुजफ्फरपुर के अंतर्गत गठित विशेष न्यायालय के पीठासीन पदाधिकारी के पद पर 
नियुक्ति हेतु राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन सौंपी जाती है, जिनकी नियुक्ति की अवधि अधिकतम तीन वर्षों की 


होगी । 


उच्च न्यायालय के आदेश से . 

विधु भूषण पाठक , महानिबंधक । 
The 27th May 2019 
No. 197 A: --- On being relieved of his present assignment, the services of Dr. 
Ratan Kishore Tiwary , Principal Judge , Family Court, Jamui is placed at the disposal of 
the State Government in the Department of General Administration , Patna for his 
appointment as Presiding Officer, Special Court , Tirhut Area , Muzaffarpur under North 
Bihar Power Distribution Company Limited of Bihar State Power (Holding ) Company 
Limited , Patna, on deputation basis , for a maximum period of three years . 

By Order of the High Court 
B.B. Pathak, Registrar General . 


11 जून 2019 
सं 0 199 नि 0: --निम्न तालिका के स्तम्भ -2 में उल्लिखित प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय को , तालिका के 
स्तंभ -3 में निर्देशित स्थान एवं स्तम्भ 4 में दी गयी स्थानान्तरण श्रृंखला के अन्तर्गत जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में 
कार्य हेतु स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है । 
क्रम पदाधिकारी का नाम , पदनाम एवं वर्तमान 

स्थान का नाम जहाँ 

स्थानान्तरण श्रृंखला 
| संख्या पदस्थापन का स्थान । 

पदाधिकारी स्थानान्तरित किए 

गए । 


1 . 


2 . 


3 . 


4 . 


1 . 


बेगुसराय 


रिक्त 


2 . 


श्री अशोक कुमार, 
प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, 
नवादा । 
| श्री जर्नादन त्रिपाठी, 
प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय , 
मोतिहारी । 
श्री सत्येन्द्र नाथ ठाकुर , 
प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय , 
बांका । 


शेखपुरा 


रिक्त 


3. 


अररिया 


रिक्त 


बिहार गजट, 24 जुलाई 2019 


17 


4 . 


श्री ब्रजेश कुमार पाण्डेय, 
प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, 
भागलपुर । 


जमुई 
(दिनांक 01.07.2019 के प्रभाव 

से ) 


श्रीमति पद्मा कुमारी के 

स्थान पर 


, 


श्री अशोक कुमार, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, नवादा का जमुई के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में 
न्यायालय की अधिसूचना संख्या -130 नि 0 दिनांक 15.04.2019 के द्वारा किये गये स्थानान्तरण एवं पदस्थापन को वापस लिया 
जाता है । 

उच्च न्यायालय के आदेश से , 

( ह ) अस्पष्ट , महानिबंधक प्रभारी । 

The 11th June 2019 
No. 199 A :--- The Principal Judge , Family Court , named in column no. 2 of the 
table given below are hereby transferred and posted as District and Sessions Judges at 
the stations mentioned in column no . 3 of the table against their respective names and 
in chain as indicated in column no . 4 of the table given below : 

SI. Name of the Officers with Name of the station Chain of Transfer 
No. designation and present place where the officer 
of posting. 

has been 

transferred . 
1 . 2 . 

3 . 

4 . 
1 . Sri Ashok Kumar, 
Principal Judge , Family Court, 

Begusarai 

Vacant 
Nawadah. 
2 . Sri Janardan Tripathi, 
Principal Judge , Family Court , 

Sheikhpura 

Vacant 
Motihari . 
3 . Sri Satyendra Nath Thakur, 
Principal Judge , Family Court, 

Araria 

Vacant 
Banka. 
4 . Sri Brajesh Kumar Pandey, 

Jamui 

Vice Smt. Padma 
Principal Judge , Family Court, 
Bhagalpur. 

( w.e.f. 01.07.2019 ) Kumari Choubey . 
The transfer and posting of Sri Ashok Kumar, Principal Judge, Family Court, 
Nawadah as District and Sessions Judge of Jamui made under Court s notification no . 
130Adated 15.04.2019 is hereby recalled . 

By Order of the High Court, 
Sd./Illegible , Registrar General I/c . 


12 जून 2019 
सं 0 200 नि 0: -- अपने वर्तमान कर्तव्यों से विरमित होने पर श्री प्रणव शंकर, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवान 
एवं श्री अंकुर गुप्ता, सव जज , भागलपुर की सेवायें क्रमशः अपर निदेशक, बिहार न्यायिक अकादमी, पटना एवं उप निदेशक, 
बिहार न्यायिक अकादमी , पटना के पद पर नियुक्ति हेतु राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन सौंपी जाती हैं 
जिनकी प्रतिनियुक्ति की अवधि अधिकतम तीन वर्षों की होगी । 

उच्च न्यायालय के आदेश से , 
मनोज 

कुमार सिन्हा, महानिबंधक । 
The 12th June 2019 
No. 200 A : ---On being relieved of their present assignment, the services of Sri 
Pranav Shankar , Additional District & Sessions Judge, Siwan and Sri Ankur Gupta , Sub 
Judge, Bhagalpur are placed at the disposal of the State Government in the Department 


18 


बिहार गजट , 24 जुलाई 2019 


of General Administration , Patna on their appointment as Additional Director,, Bihar 
Judicial Academy, Patna and Deputy Director, Bihar Judicial Academy, Patna 
respectively on deputation basis for a maximum period of three years. 

By Order of the High Court , 
M.K. Sinha , Registrar General 1/ c . 


18 जून 2019 
सं0 201 नि 0: -- निम्न तालिका के स्तम्भ -2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारी (असैनिक न्यायाधीश , कनीय कोटि ) 
को उसी तालिका के स्तम्भ -3 में निर्देशित जजी एवं स्थान पर न्यायिक दण्डाधिकारी नियुक्त किया जाता है । 

पुनः दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( अधिनियम 2, 1974) की धारा 11 की उपधारा ( 3) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका के स्तंभ -2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारी ( असैनिक न्यायाधीश, 
कनीय कोटि ) को स्तंभ -4 में उनके नाम के सामने अंकित जिला के लिए द्वितीय श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ 
प्रदान की जाती हैं । 
क्रम पदाधिकारी का नाम , पदनाम एवं वर्तमान ( अ) नए स्थान का पदनाम 

जिला का नाम 
संख्या पदस्थापन का स्थान 

( ब ) साधारणतः अधिष्ठित रहने का 


स्थान 


( स ) जजी जहाँ नियुक्त किए गये हैं । 


1 


2 


3 


4 


1 


श्री महेश्वर नाथ पाण्डेय 
न्यायिक दण्डाधिकारी , द्वितीय श्रेणी, 
सासाराम । 


( अ ) न्यायिक दण्डाधिकारी 
( ब ) बिक्रमगंज 
( स ) रोहतास 


रोहतास 


उच्च न्यायालय के आदेश से , 

विधु भूषण पाठक, महानिबंधक । 
The 18th June 2019 
No. 201 A:--- The Judicial Officer of the rank of Civil Judge ( Junior Division) 
named in column no . 2 of the table given below is appointed as JudicialMagistrate in 
the Judgeship and station mentioned in column no . 3 of the table . 

Further in exercise of the powers conferred under Sub - Section (3 ) of Section 11 
of the Code of Criminal Procedure , 1973 (Act 2 of 1974 ) the High Court are pleased to 
confer upon the officers named below , the powers of Judicial Magistrate 2nd Class for 
the district noted against his name in column no . 4 of the table . 
SI. Name of the Officer with ( a ) Designation at the new Name of the 
No. designation and present station . 

District 
place of posting ( b ) Place where the Officer 

is to be ordinarily 

stationed at. 
(c ) Name of the Judgeship 

in which posted . 


1 . 


2 . 


3 . 


4 . 


1 . 


Sri Maheshwar Nath Pandey , 

Class , Sasaram 


J.M. 2nd 


( a ) Judicial Magistrate 
( b ) Bikramganj 

Rohtas 
(c ) Rohtas 

By Order of the High Court, 
B.B. Pathak Registrar General. 


बिहार गजट, 24 जुलाई 2019 


19 


क्रम 


1 


4 


1 


3 


4 


श्री विनय कुमार, 


28 जून 2019 
सं 0 223 नि 0: -- निम्न तालिका के स्तम्भ -2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारियों ( असैनिक न्यायाधीश, कनीय 
कोटि ) को उसी तालिका के स्तम्भ -3 में निर्देशित जजी एवं स्थान पर न्यायिक दण्डाधिकारी नियुक्त किया जाता है । 

पुनः दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( अधिनियम 2, 1974) की धारा 11 की उपधारा (3) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका के स्तंभ -2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारियों ( असैनिक न्यायाधीश, 
कनीय कोटि) को स्तंभ -4 में उनके नाम के सामने अंकित जिला के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ 
प्रदान की जाती हैं । 
पदाधिकारियों का नाम , पदनाम एवं वर्तमान ( अ ) नए स्थान का पदनाम 

जिला का नाम 
संख्या पदस्थापन का स्थान 

( ब ) साधारणतः अधिष्ठित रहने का 

स्थान 

( स ) जजी जहाँ नियुक्त किए गये हैं । 
2 

3 
श्री महेश्वर दूबे, 

( अ) न्यायिक दण्डाधिकारी 
न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, 

( ब ) हिलसा 

नालन्दा 
मधुबनी । 

( स ) नालन्दा 
2 श्री पूनीत कुमार तिवारी , 

( अ) न्यायिक दण्डाधिकारी 
न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी -सह - अपर 

( ब ) हिलसा 

नालन्दा 
मुंसिफ , किशनगंज । 

( स ) नालन्दा 
श्री रौशन कुमार, 

( अ) न्यायिक दण्डाधिकारी 
न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी -सह - अपर 

( ब ) हिलसा 

नालन्दा 
मुंसिफ , बांका । 

( स ) नालन्दा 

( अ ) न्यायिक दण्डाधिकारी 
न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, 

( ब ) बिहारीशरीफ 

नालन्दा 
मधुबनी । 

( स ) नालन्दा 

उच्च न्यायालय के आदेश से, 

विधु भूषण पाठक , महानिबंधक । 
The 28th June 2019 
No. 223 A: --- The Judicial Officers of the rank of Civil Judge ( Junior Division) 
named in column no . 2 of the table given below are appointed as Judicial Magistrate in 
the Judgeship and station mentioned in column no . 3 of the table . 

Further in exercise of the powers conferred under Sub -Section ( 3 ) of Section 11 
of the Code of Criminal Procedure , 1973 (Act 2 of 1974 ) the High Court are pleased to 
confer upon the officers named below , the powers of Judicial Magistrate 1st Class for 
the district noted against their names in column no . 4 of the table . 
SI. No. Name of the Officers ( a ) Designation at the new Name of the 
with designation and station. 

District 
present place of posting (b ) Place where the Officer is 

to be ordinarily stationed 

at . 
(c ) Name of the Judgeship in 

which posted . 
1 . 2 . 

3 . 

4 . 
1 . 

Sri Maheshwar Dubey ( a ) JudicialMagistrate 
J.M. 1st Class , (b ) Hilsa 

Nalanda 
Madhubani 

( c ) Nalanda 
2 . Sri Punit Kumar Tiwari (a ) JudicialMagistrate 
J.M. 1st -cum- Addl. (b ) Hilsa 

Nalanda 
Munsif , 

(c ) Nalanda 
Kishanganj 


20 


बिहार गजट , 24 जुलाई 2019 


3 . 


4 . 


Sri Roshan Kumar 

(a ) Judicial Magistrate 
J.M. 1st - cum- Addl. | ( b ) Hilsa 

Nalanda 
Munsif , 

( c ) Nalanda 
Banka 
Sri Vinay Kumar 

(a ) JudicialMagistrate 
J.M. 1st Class , (b ) Biharsharif 

Nalanda 
Madhubani 

(c ) Nalanda 

By Order of the High Court, 
B.B. Pathak Registrar General. 


28 जून 2019 
सं 0 224 नि 0: -- अपने वर्तमान कर्तव्यों से विरमित होने पर श्री मदन किशोर कौशिक , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , 
लखीसराय की सेवायें सचिव - सह - विधि परामर्शी, विधि विभाग, बिहार , पटना के पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति 
हेतु राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन सौंपी जाती है, जिनकी नियुक्ति की अवधि अधिकतम तीन वर्षों की 


होगी । 


उच्च न्यायालय के आदेश से , 

विधु भूषण पाठक, महानिबंधक । 
The 28th June 2019 
No 224 A :---On being relieved of his present assignment, the services of Sri 
Madan Kishore Kaushik , District & Sessions Judge , Lakhisarai is placed at the disposal 
of the State Government in the Department of General Administration , Patna for his 
appointment as Secretary -cum -Legal Remembrancer in the Law Department, 
Government of Bihar , Patna on deputation basis, for a maximum period of three years . 

By Order of the High Court, 
B.B. Pathak Registrar General. 


गृह विभाग 


( आरक्षी शाखा) 


अधिसूचनाएं 

8 जुलाई 2019 
सं 0 1 / एल1-10-10 / 2014 - गृ 0 आ0-5400— श्री सुनील कुमार, भा 0पु0 से0 (2004), पुलिस महानिरीक्षक के 
सहायक (प्रशिक्षण), बिहार, पटना को अपनी पत्नी की चिकित्सा हेतु उपभोग की गई अवधि के लिए अखिल भारतीय सेवाएं 
( छुट्टी) नियमावली 1955 के नियम -10 , 11 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक 26.03.2019 से 04.04.2019 तक कुल 10 ( दस) दिनों 
का उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
रंजन कुमार सिन्हा, अपर सचिव 


। 


2 मई 2019 
सं 0 1 / एल1-10-13 / 2014 - गृ0 आ0-3593--विभागीय अधिसूचना संख्या -2235 दिनांक 07.03.2019 को संशोधित 
करते 

हुए श्री प्रणव कुमार प्रवीण, भा 0 पु0 से 0 (2007), पुलिस अधीक्षक ( बी ), विशेष शाखा, बिहार , पटना को स्वयं की चिकित्सा 
हेतु अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली 1955 के नियम -12 एवं 13 के अन्तर्गत दिनांक 23.11.2018 से 05.01.2019 
तक कुल 44 ( चौवालीस ) दिनों के रूपान्तरित अवकाश (44 x 2 = 88 दिनों के अर्द्धवैतनिक अवकाश के समतुल्य ) की 
घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
रंजन कुमार सिन्हा, संयुक्त सचिव । 


14 जून 2019 
सं 0 1 / पी1-02 / 2013 खंड- II गृ.आ.- 4779 — भारतीय पुलिस सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को स्थानांतरित 
करते हुए अगले आदेश तक उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ -4 में अंकित पद एवं स्थान पर पदस्थापित किया जाता 
है / अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है : 


बिहार गजट, 24 जुलाई 2019 


21 


पदाधिकारियों का नाम / बैच 


वर्तमान पदस्थापन 


नव पदस्थापन / अतिरिक्त प्रभार 


क्र ० 
सं ० 


1 


3 


4 


1 . 


2 
श्री ए 0 के 0 अम्बेडकर, 
भा 0पु 0 से0 ( 1992 ) 


2 . 


श्री बी 0 श्रीनिवासन , 
भा 0 पु0 से 0 (1992 ) 


3 . 


श्री जितेन्द्र कुमार, 


भा 0 पु0 से 0 (1993) 


4 . 


श्री कुन्दन कृष्णन्, 
भा 0 पु0 से 0 (1994) 
श्री नैययर हसनैन खान, 
भा 0 पु 0 से 0 ( 1996 ) 


5 . 


अपर पुलिस महानिदेशक - सह अपर पुलिस महानिदेशक , तकनीकी 
अपर असैनिक सुरक्षा आयुक्त सेवाएँ एवं वितन्तु, बिहार, पटना । 
बिहार, पटना । 
अपर पुलिस महानिदेशक अपर पुलिस महानिदेशक, 
पदस्थापन की प्रतीक्षा में । एस 0 सी 0 आर0 बी 0 एवं आधुनिकीकरण, 

बिहार, पटना अतिरिक्त प्रभार- अध्यक्ष, 
केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती), 

बिहार, पटना । 
अपर पुलिस महानिदेशक , अपर पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय ), 
एस0 सी 0 आर0 बी 0, तकनीकी सेवाएँ | बिहार, पटना । 
एवं आधुनिकीकरण, बिहार, पटना 
अतिरिक्त प्रभार- अध्यक्ष, केन्द्रीय 
चयन पर्षद (सिपाही भर्ती), बिहार, 
पटना । 
अपर पुलिस महानिदेशक 

अपर पुलिस महानिदेशक - सह अपर 
(मुख्यालय), बिहार, पटना । असैनिक सुरक्षा आयुक्त बिहार , पटना । 
प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक , पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय ), बिहार, 
मुजफ्फरपुर । 

पटना 
अतिरिक्त प्रभार- पुलिस महानिरीक्षक 
( बजट , अपील एवं कल्याण), बिहार, 
पटना तथा पुलिस महानिरीक्षक, प्रोविजन, 

बिहार , पटना । 
पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय ), प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक , 
बिहार, पटना 

मुजफ्फरपुर । 
अतिरिक्त प्रभार- पुलिस 
महानिरीक्षक ( बजट , अपील एवं 
कल्याण ), बिहार, पटना तथा पुलिस 
महानिरीक्षक , प्रोविजन, बिहार, 
पटना । 
पुलिस अधीक्षक, 

पुलिस अधीक्षक, 
अरवल । 

आतंकवाद निरोधक दस्ता, बिहार, पटना । 
समादेष्टा, बिहार सैन्य पुलिस -5 , पुलिस अधीक्षक, समस्तीपुर । 
पटना । 
पुलिस अधीक्षक, समस्तीपुर समादेष्टा , बिहार सैन्य पुलिस -5, पटना । 


6 . 


श्री गणेश कुमार , 


भा 0 पु 0 से 0 ( 2000 ) 


7 . 


8 . 


9 . 


10 . 


पुलिस अधीक्षक, नगर (पूर्वी), 
पटना । 
पुलिस अधीक्षक , बांका । 


11. 


श्री उमा शंकर प्रसाद, 
भा 0 पु 0 से 0 ( 2005 ) 
श्री विकाश बर्मन, 
भा 0 पु 0 से 0 ( 2008 ), 
श्रीमती हरप्रीत कौर, 
भा 0 पु0 से0 (2009) 
श्री राजेन्द्र 

कुमार भील, 
भा 0 पु 0 से0 ( 2011 ) 
श्रीमती स्वपना जी . मेश्राम , 
भा 0 पु0 से0 (2011 ) 
श्री कार्तिकेय के.शर्मा, 
भा 0 पु 0 से 0 ( 2014), 
श्री जितेन्द्र कुमार, 
भा 0 पु0 से 0 ( 2015) . 
श्री सुशील कुमार, 
भा 0 पु0 से0 (2015), 
श्री अरविन्द कुमार गुप्ता, 
भा 0 पु0 से0 
श्री राजीव रंजन नं0-1, 
भा 0 पु0 से 0 


समादेष्टा , बिहार स्वाभिमान पुलिस 
बटालियन , वाल्मीकि नगर , बगहा 
पुलिस अधीक्षक ( अ ), विशेष शाखा, 
बिहार , पटना । 
पुलिस अधीक्षक ( जी 0), 
विशेष शाखा, बिहार , पटना 
पुलिस अधीक्षक , नगर ( पूर्वी), पटना 


12. 


पुलिस अधीक्षक , लखीसराय 


13. 


14. 


अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, 
त्रिवेणीगंज , सुपौल 
अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, 
ईमामगंज, गया । 
पुलिस अधीक्षक , बगहा । 


पुलिस अधीक्षक , लखीसराय । 


15. 


पुलिस अधीक्षक , बांका । 


16. 


पुलिस अधीक्षक ( जी 0 ), विशेष 
शाखा, बिहार, पटना । 


पुलिस अधीक्षक , अरवल । 


22 


बिहार गजट , 24 जुलाई 2019 


17. 


श्री राजीव रंजन नं0-2, 
भा 0 पु 0 से0 


पुलिस अधीक्षक , बगहा । 


. 


, 


पुलिस अधीक्षक ( सुरक्षा), विशेष 
शाखा, बिहार, पटना 
अतिरिक्त प्रभार- समादेष्टा , 
एस ० एस० जी , बिहार,पटना । 


बिहार - राज्यपाल के आदेश से . 
रंजन कुमार सिन्हा, अपर सचिव । 


3 


4 


श्री विवेक कुमार, 


28 मई 2019 
सं 0 1 / पी1-02 / 2013 खंड- II गृ.आ. - 4284 भारतीय पुलिस सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को स्थानांतरित 
करते हुए अगले आदेश तक उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ -4 में अंकित पद एवं स्थान पर पदस्थापित किया जाता 
है / अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है : 
क्र ० पदाधिकारियों का नाम / बैच वर्तमान पदस्थापन 

नव पदस्थापन 
सं ० 
1 

2 
1 . श्री रत्नमणी संजीव, 

पुलिस उप महानिरीक्षक, पदस्थापन | पुलिस उप महानिरीक्षक, डकैती निरोध , 
भा 0 पु0 से0 (2003) की प्रतीक्षा में 

अपराध अनुसंधान विभाग,बिहार, पटना । 
2. 

पुलिस अधीक्षक , 

समादेष्टा, बिहार सैन्य पुलिस- 1, 
भा 0 पु 0 से0 ( 2007 ) पदस्थापन की प्रतीक्षा में 

पटना । 
3. श्री आदित्य कुमार, 

पुलिस अधीक्षक,भोजपुर, अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक के सहायक, रेल , 
भा 0 पु 0 से0 (2011) 

प्रभार, समादेष्टा,एम ०एम ० पी 0, आरा पटना 
श्री कान्तेश कुमार मिश्रा, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी , पुलिस अधीक्षक ( ग्रामीण ), पटना । 
भा 0 पु 0 से 0 ( 2015 ) 

सिवान 
5 . श्री मंजीत, 

अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक , नगर , गया । 
भा 0 पु0 से0 (2015 ) 

जगदीशपुर , भोजपुर । 
6 . श्रीमति लिपि सिंह, 

सहायक पुलिस अधीक्षक , 

अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, बाढ़, 
भा 0 पु0 से0 ( 2016 ) 

आतंकवाद निरोधक दस्ता, बिहार, पटना । 

पटना । 
श्री संजय कुमार सिंह, 

पुलिस अधीक्षक ( ग्रामीण), पटना । समादेष्टा, बिहार सैन्य पुलिस -15, 
भा 0 पु 0 से 0 

बगहा । 
8 . श्री सुशील कुमार, 

पुलिस अधीक्षक , नगर, गया । पुलिस अधीक्षक, 
भा 0 पु 0 से 0 

भोजपुर , अतिरिक्त प्रभार, 
समादेष्टा , एम 0 एम 0 पी 0 , आरा 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
गिरीश मोहन ठाकुर, अवर सचिव । 


4 . 


7 . 


27 मई 2019 
सं0 1 / पी05-10-02 / 2005 गृ0 आ0-4228 -- भारतीय पुलिस सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को उनके नाम के 
सामने कॉलम ( 6) में अंकित तिथि से कनीय प्रशासनिक ग्रेड वेतनमान Level- 12 in the Pay Matrix (रू 0 78,800 
2,09,200 / - ) में प्रोन्नति प्रदान की जाती है: 
पदाधिकारी का नाम नियुक्ति का आवंटन भा 0 पु0 से0 में नियुक्ति कनीय प्रशासनिक ग्रेड 
श्रोत वर्ष 

की तिथि 

( JAG) में प्रोन्नति की 

तिथि 


क्र ० 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


1 . 


2010 


30.08.2010 


2 . 


2010 


3 . 


2010 


4 . 


श्रीमती मीनू कुमारी 
श्री दीपक बर्णवाल 
श्री हिमांशु शंकर त्रिवेदी 
श्री राजीव मिश्रा 
श्री चन्दन कुमार कुशवाहा 
श्री हरि प्रसाथ एस० 
सुश्री धुरत सायली सावलाराम 
श्री सुधीर कुमार पोरिका 


RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 


5 . 


01.01.2019 
01.01.2019 
01.01.2019 
01.01.2019 
01.01.2019 
01.01.2019 
01.01.2019 
01.01.2019 


30.08.2010 
20.12.2010 
20.12.2010 
30.08.2010 
30.08.2010 
30.08.2010 
20.12.2010 


2010 
2010 
2010 
2010 
2010 


6 . 


7 . 


8 . 


RR 


बिहार गजट, 24 जुलाई 2019 


23 


2. इस प्रोन्नति के फलस्वरूप वर्तमान पदस्थापन प्रभावित नहीं होगा । 

" The promotion to Junior Adminstrative Grade is granted subject to condition that 
the officers mentioned on Sl. No. 1 to 8 shall attend and complete the mandatory MCTP 
Phase- III training in the next slot made available to them " . 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
रंजन कुमार सिन्हा, संयुक्त सचिव । 


7 जून 2019 
सं 0 1 / पी05-1010 / 2003 खंड- I गृ0 आ0-4486 – श्रीमती अनुसूया रणसिंह साहू, भा 0 पु 0 से 0 ( 2006) को दिनांक 
01.01.2019 के प्रभाव से भारतीय पुलिस सेवा की प्रवर कोटि वेतनमान Level - 13 in the Pay Matrix (रू 0 1,23,100 
- 2,15,900 / -) में प्रोन्नति प्रदान की जाती है । 
2. इस प्रोन्नति के फलस्वरूप श्रीमती साहू का वर्तमान पदस्थापन प्रभावित नहीं होगा । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
रंजन कुमार सिन्हा, संयुक्त सचिव । 


1 


2 


3 


3 . 


27 मई 2019 
सं 0 1 / पी04-03 / 2019 गृ0 आ0-4230 -- भारतीय पुलिस सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को उनके नाम के 
सामने अंकित तिथि से वरीय समय वेतनमान Pay- Band -3 : Rs. 15,600-39,100 ; Plus Grade Pay Rs. 6600 ; 
( अपुनरीक्षित ) ( पुनरीक्षित Pay Matrix Level- 11 ) में प्रोन्नति प्रदान की जाती है : 
क्र ० पदाधिकारी का नाम / बैच आवंटन वर्ष वरीय समय वेतनमान में प्रोन्नति की देय तिथि 

4 
1 . श्री आनन्द कुमार , भा 0 पु0 से 0 

2012 

दिनांक -01.01.2016 के प्रभाव से । 
2 . श्री अवकाश कुमार, भा 0 पु0 से0 

2012 

परीक्षा आयोजन की 

तिथि –11.04.2017 के प्रभाव से । 
श्री कुमार आशीष, भा 0 पु0 से 0 

2012 

दिनांक -01.01.2016 के प्रभाव से । 
4. श्री रवि रंजन कुमार, भा 0 पु 0 से0 

2012 

दिनांक -01.01.2016 के प्रभाव से । 
श्री कार्तिकेय के 0 शर्मा, भा 0 पु0 से 0 

दिनांक -01.01.2018 के प्रभाव से । 
6 . सुश्री निधी रानी, भा 0 पु0 से 0 

2014 

दिनांक -01.01.2018 के प्रभाव से । 
7 . श्री संतोष कुमार, भा 0 पु 0 से0 

2014 

दिनांक -01.01.2018 के प्रभाव से । 
8 . श्री दया शंकर, भा 0 पु0 से0 

2014 

दिनांक -01.01.2018 के प्रभाव से । 
9 . श्री कान्तेश कुमार मिश्रा, भा 0 पु0 से 0 

2015 

दिनांक -01.01.2019 के प्रभाव से । 
10 . श्री सुशील कुमार , भा 0 पु0 से 0 

2015 

दिनांक -01.01.2019 के प्रभाव से । 
2. इस प्रोन्नति के फलस्वरूप वर्तमान पदस्थापन प्रभावित नहीं होगा । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से . 
रंजन कुमार सिन्हा, संयुक्त सचिव । 


5 . 


2014 


18 जून 2019 
सं0 1 / पी05-10-03 / 2008 खंड- I गृ0 आ0-4787 -- श्री उमा शंकर प्रसाद , भा 0 पु 0 से 0 ( 2005) को पुलिस 
उप - महानिरीक्षक कोटि में वेतनमान [ Pay Level -13A in the Pay Matrix ( रू 0 1,31,100 - 2,16,600 / - )] में 
प्रोन्नति प्रदान की जाती है । 

2. प्रोन्नति का आर्थिक लाभ प्रोन्नत पद पर पदस्थापन की अधिसूचना निर्गत होने के पश्चात् प्रभार ग्रहण करने की 
तिथि से देय होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
रंजन कुमार सिन्हा, अपर सचिव । 


12 जुलाई 2019 
सं 0 1 / पी1-02 / 2013 खंड- II गृ.आ.- 5608 - भारतीय पुलिस सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को स्थानांतरित 
करते 

हुए अगले आदेश तक उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ -4 में अंकित पद एवं स्थान पर पदस्थापित किया जाता है : 
क्र ० पदाधिकारियों का वर्तमान पदस्थापन 

नव पदस्थापन 
सं ० 
1 2 

3 
1 . श्री संजय सिंह , पदस्थापन की प्रतीक्षा में । 

पुलिस महानिरीक्षक , प्रोविजन, बिहार , 
भा 0 पु 0 से 0 (1997 ), 

पटना । 


नाम / बैच 


4 


24 


बिहार गजट , 24 जुलाई 2019 


2 . 


श्री उमाशंकर प्रसाद , 
भा 0पु 0 से0 ( 2005), 


पुलिस उप - महानिरीक्षक, 
रेलवे, बिहार, पटना । 


पुलिस अधीक्षक , आतंकवाद निरोधक 
दस्ता, बिहार, पटना । 
( नवप्रोन्नत पुलिस उप महानिरीक्षक ) 
अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, 
सदर , गोपालगंज । 
नगर पुलिस अधीक्षक ( मध्य), पटना । 


3 . 


श्री विनय तिवारी, 
भा 0 पु 0 से 0 ( 2015) 
श्री प्राणतोष कुमार दास , 
भा 0 पु0 से 0 


4 . 


नगर पुलिस अधीक्षक (मध्य ), पटना । 

( अपने ही वेतनमान में ) 

पुलिस मुख्यालय, 
बिहार, पटना में पदस्थापन की प्रतीक्षा में 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
रंजन कुमार सिन्हा, अपर सचिव । 


अधीक्षक , 


सचिवालय 

मुद्रणालय 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 18-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website : http://egazette.bih.nic.in 


बिहार गजट, 24 जुलाई 2019 


25 


भाग -2 
बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम , 

अधिसूचनाएं और नियम आदि। 


आदेश , 


गृह विभाग 


( आरक्षी शाखा) 


अधिसूचना 

शुद्धि - पत्र 

11 जुलाई 2019 
सं 0 1 / एल1-10-10 / 2014 - गृ0 आ0-5543 --विभागीय अधिसूचना संख्या-5400 दिनांक 08.07.2019 द्वारा श्री 
सुनील कुमार, भा 0 पु0 से 0 ( 2004) को दिनांक 26.03.2019 से 04.04.2019 तक कुल 10 ( दस ) दिनों का उपार्जित अवकाश की 
घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी है । उक्त अधिसूचना में उनके पदनाम " पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (निरीक्षण)” के 
स्थान पर भुलवश " पुलिस महानिरीक्षक के सहायक ( प्रशिक्षण)” अंकित हो गया है । तद्नुसार शुद्ध पढ़ा एवं समझा जाय । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
रंजन कुमार सिन्हा, अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 

18-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website : http : // egazette . bih.nic.in 


26 


बिहार गजट , 24 जुलाई 2019 


बिहार गजट 


का 


पूरक ( अ 0 ) 
प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित 


सं 0 कारा / नि 0 को ० (विविध ) -10-22 / 2015--5966 
कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय 

गृह विभाग ( कारा ) 


- 


संकल्प 

11 जुलाई 2019 
श्री जितेन्द्र कुमार, बिहार कारा सेवा, तत्कालीन अधीक्षक , शहीद खुदीराम बोस केन्द्रीय कारा , मुजफ्फरपुर सम्प्रति 
अधीक्षक , केन्द्रीय कारा, पूर्णियाँ के विरूद्ध उनके विशेष केन्द्रीय कारा, भागलपुर में पदस्थापन अवधि में दवा क्रय करने में 
वित्तीय अनियमितता बरतने तथा उनके शहीद खुदीराम बोस केन्द्रीय कारा, मुजफ्फरपुर में पदस्थापन के दौरान जिला 
पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर द्वारा उनके विरूद्ध कर्त्तव्य में लापरवाही एवं विभागीय प्रावधानों का उल्लंघन करने के प्रतिवेदित 
आरोपों के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 3815 दिनांक 24.06.2016 द्वारा उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए 
निलंबनावस्था में केन्द्रीय कारा, पूर्णियाँ में संलग्न किया गया । साथ ही उक्त प्रतिवेदित आरोपों के लिए प्रपत्र क में गठित 
आरोप के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक 7140 दिनांक 28.11.2016 द्वारा उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित की 
गयी थी । विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु विभागीय जांच आयुक्त, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया 
गया । 

2. उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन के पश्चात् प्रमाणित आरोपों के लिए अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार 
विभागीय संकल्प ज्ञापांक 106 दिनांक 04.01.2019 द्वारा श्री कुमार को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) 
नियमावली, 2005 ( समय - समय पर यथा संशोधित) के नियम -14 के प्रावधानों के तहत निम्नांकित दंड अधिरोपित करते हुए 
निलंबन से मुक्त किया गया : 

दो (02 ) वेतन वृद्धियाँ संचयात्मक प्रभाव से रोकने का दंड " | 

3. उक्त आरोप प्रकरण में श्री कुमार दिनांक 24.06.2016 से 03.01.2019 तक निलंबित रहें । बिहार सरकारी सेवक 
(वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली , 2005 के नियम -11 के उप नियम -5 में विहित प्रावधानों के तहत निलंबन अवधि 
के संबंध में निर्णय लेने हेतु विभागीय ज्ञापांक 1021 दिनांक 06.02.2019 द्वारा श्री कुमार से अभ्यावेदन की माँग की गई । 

तद्आलोक में श्री कुमार द्वारा अपने पत्रांक 1137 / जेल दिनांक 03.04.2019 के माध्यम से अभ्यावेदन समर्पित 
किया गया । उन्होंने अपने अभ्यावेदन में अंकित किया है कि दवा आपूर्तिकर्ता को भुगतान करने के लिए तैयार विपत्र पर 
कारापाल , श्री रामचन्द्र महतो द्वारा हस्ताक्षर नहीं करने के कारण उसकी निकासी नहीं की जा सकी । दवाओं के अधिक क्रय 
के संबंध में उनका कहना है कि यह सिविल सर्जन एवं कारा चिकित्सक द्वारा तैयार इन्डेंट के आधार पर किया जाता है । 
बंदी राईटर के वर्दी में नहीं होने के संबंध में श्री कुमार का कहना है कि उक्त बंदी को अन्य वार्ड में स्थानांतरित कर दिया 
गया एवं औपचारिक चेतावनी भी दे दी गयी । उक्त कैदी के वस्त्र के संबंध में उन्हें किसी अधीनस्थ द्वारा पूर्व में सूचना नहीं 
दी गयी थी । जिलाधिकारी के औचक निरीक्षण की तिथि 25.12.2015 को अत्यंत ठंड के कारण बंदी निर्धारित वर्दी के बदले 
गर्म कपड़ा पहने हुए था । श्री कुमार द्वारा यह उल्लिखित किया गया है कि कारा के अंदर किसी प्रतिबंधित सामग्री का प्रवेश 
रोकने एवं कोई प्रतिबंधित कार्य नहीं होने देने का मुख्य दायित्व कक्षपाल / उच्च कक्षपाल का होता है । उनके लिए यह संभव 
नहीं था कि वह हर समय प्रत्येक पदाधिकारी / कर्मी के साथ रहकर उनके कार्यों की निगरानी कर सके । श्री कुमार द्वारा 
भंडार में उपलब्ध सामग्री की गुणवत्ता के संबंध में अंकित किया गया है कि उनके द्वारा जिलाधिकारी के आदेश का अनुपालन 
कर आपूर्तिकर्ता के विपत्र की 50 % की राशि काटकर भुगतान किया गया है । 

5. श्री कुमार द्वारा समर्पित अभ्यावेदन की समीक्षा की गई । समीक्षोपरांत पाया गया कि श्री कुमार द्वारा न तो श्री 
महतो के विरूद्ध आरोप गठित कर कार्रवाई का प्रस्ताव मुख्यालय को भेजा गया और न ही विपत्र में यदि कोई त्रुटि थी तो 
उसके निराकरण की कार्रवाई की गयी । अपने अधीनस्थों को मनमानी करने से रोकने एवं समय पर भुगतान सुनिश्चित करने 
में वे पूर्णतः विफल रहे । श्री कुमार द्वारा पूर्व के वर्षों में दवा की खपत को ध्यान में रखकर दवा का आपूर्ति आदेश निर्गत 


। 


बिहार गजट, 24 जुलाई 2019 


27 


। 


किया जाना चाहिए था जो उनके द्वारा नहीं किया गया । कारा कार्यालय में राईटर के रूप में कार्यरत बंदी के वर्दी के संबंध 
में अधीनस्थ पदाधिकारी की सूचना पर निर्भर रहने का श्री कुमार का कथन उनकी असजगता का परिचायक है । किसी बंदी 
द्वारा ड्रेस कोड का अनुपालन नहीं करना बिहार कारा हस्तक के नियम -390 (xxxi) के अनुसार कारा अपराध है जिसे 
रोकने एवं उसपर कार्रवाई करने की जिम्मेवारी श्री कुमार की थी , जिसे उनके द्वारा नहीं किया गया । श्री कुमार को 
जिलाधिकारी द्वारा वार्ड प्रभारी एम.पी. सिद्दकी के विरूद्ध कार्रवाई का प्रस्ताव देने का निदेश दिया गया था जिसका अनुपालन 
उनके द्वारा नहीं किया गया तथा इसका कोई कारण भी नहीं बताया गया है । 
इस प्रकार श्री कुमार के अभ्यावेदन में जो बिन्दु उठाये गये हैं , वह स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि श्री 

कुमार 

के 
विरूद्ध संस्थित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री कुमार को सुनने के पश्चात् समर्पित जांच प्रतिवेदन में 
प्रमाणित पाये गये आरोपों के लिए बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से प्राप्त परामर्श के उपरान्त विधिवत् प्रक्रिया का पालन 
करते हुए उन्हें दण्ड अधिरोपित किया गया है । अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री कुमार के पुनर्विलोकन अभ्यावेदन को 
अस्वीकृत किया जा चुका है । उनके विरूद्ध अधिरोपित दण्डादेश को किसी प्राधिकार ( authority ) द्वारा निरस्त या संशोधित 
नहीं किया गया है । श्री कुमार पर लगाये गये प्रशासनिक विफलता एवं कर्तव्य के प्रति लापरवाही के गंभीर आरोप प्रमाणित 
पाये गये हैं । उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि श्री कुमार का निलम्बन औचित्यपूर्ण है । 

6. उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में सम्यक विश्लेषणोपरान्त बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं 
अपील ) नियमावली, 2005 के नियम -11 के उपनियम (7) एवं ( 8) के आलोक में श्री जितेन्द्र कुमार, बिहार कारा सेवा , 
तत्कालीन अधीक्षक, शहीद खुदीराम बोस केन्द्रीय कारा, मुजफ्फरपुर सम्प्रति अधीक्षक, केन्द्रीय कारा, पूर्णियाँ के निलंबन अवधि 
दिनांक 24.06.2016 से 03.01.2019 तक , के संबंध में निम्नांकित आदेश पारित किया जाता है : 

"निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा तथा इस अवधि की गणना पेंशन 
प्रदायी सेवा के रूप में की जायेगी " । 
आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय तथा इसकी प्रति 
सभी संबंधित को भेज दी जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
दीवान जाफर हुसैन खाँ , संयुक्त सचिव - सह - निदेशक ( प्र०) । 


अधीक्षक , 


सचिवालय 

मुद्रणालय 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 18-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website : http : // egazette . bih.nic.in 


